निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 आषाढ़ 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 775 ) पटना , वृहस्पतिवार , 4 जुलाई 2019 


बिहार विधान परिषद् सचिवालय 


अधिसूचना 

8 मार्च 2019 
सं .-वि .प . स्था .-04/ 2019 ( नी . वि .)- 690( 2 ) वि .प . — बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा 
शर्ते ) नियमावली, 2018 के नियम 8( ख ) के अधीन सभापति , बिहार विधान परिषद्, परिषद् सचिवालय में समूह- ख 
एवं समूह- ग के विभिन्न कोटि के पदों पर भर्ती की पद्धति / पद्धतियां , पाठ्यक्रम, विषय , परीक्षा का आकार, अंक एवं 
परीक्षाओं के संचालन के विनियमन हेतु निम्नलिखित आदेश विनिर्दिष्ट करते हैं : 

बिहार विधान परिषद् सचिवालय ( सीधी भर्ती की पद्धतियां ) आदेश , 2019 
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।-यह आदेश बिहार विधान परिषद् सचिवालय ( सीधी भर्ती की पद्धतियां ) 
आदेश, 2019 कही जा सकेगी । 
यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा । 
( क ) बिहार विधान परिषद् सचिवालय में समूह- ख एवं समूह- ग के विभिन्न कोटि के पदों को सीधी 
भर्ती हेतु भर्ती की पद्धति , 

आकार , अंक आदि के आधार पर निम्नवत् 08 ( आठ ) समूहों में बांटा 
जाता है 

समूह 
1. समूह - 1 सहायक 
समूह- 2 सहायक ( उर्दू), सहायक ( उर्दू अनुवाद ), अनुवादक ( अंग्रेजी / हिन्दी), 

सहायक अवधायक 
समूह- 3 | निम्न वर्गीय लिपिक 
समूह - 4 

प्रतिवेदक, निजी सहायक, आशुलिपिक 
समूह- 5 चालक 


No+ 


क 


पद 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 4 जुलाई 2019 
समूह- 6 सुरक्षा प्रहरी 
समूह- 7 क्रम पत्र वितरक , कार्यालय परिचारी । 
समूह- 8 कार्यालय परिचारी ( सफाईकर्मी), कार्यालय परिचारी (फरास ) , 

कार्यालय परिचारी ( दरबान ), कार्यालय परिचारी ( माली ) 


( ख) सभी समूह के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किया जाएगा । 
सभी समूह के पदों पर सीधी भर्ती हेतु भर्ती की पद्धति /पद्धतियां , पाठ्यक्रम , विषय , परीक्षा का 
आकार, अंक और परीक्षाओं का संचालन आदि इस आदेश के द्वारा विनियमित किया जाता है । 

अध्याय - 1 

(भर्ती की पद्धति ) 
5. ( क) समूह -1 के पदों पर सीधी भर्ती हेतु तीन चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी - (1) प्रारंभिक परीक्षा 

( कम्प्यूटर आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा), ( 2)हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण ( कम्प्यूटर 
आधारित ) जांच परीक्षा तथा एम एस आफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा एवं ( 3) मुख्य परीक्षा 
( वर्णनात्मक ) । मेधा सूची - हिन्दी टंकण एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची 
तैयार की जायेगी । भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की 

जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे । 
( ख ) समूह- 2 के पदों पर सीधी भर्ती हेतु तीन चरणों में जांच /परीक्षा ली जायेगी - ( 1) प्रारंभिक परीक्षा 

( कम्प्यूटर आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा), ( 2 ) एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा 
( कम्प्यूटर आधारित ) एवं ( 3) मुख्य परीक्षा ( वर्णनात्मक ) । मेधा सूची- मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के 
आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी । भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी 

अगले चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे। 
( ग) समूह-3 के पदों पर सीधी भर्ती हेतु दो चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी - (1)प्रारंभिक परीक्षा 

( कम्प्यूटर आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा), ( 2 )हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण ( कम्प्यूटर 
आधारित ) जांच परीक्षा तथा एम एस आफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा । मेधा सूची- हिन्दी टंकण 
( कम्प्यूटर आधारित ) जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी । भर्ती 
प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/ परीक्षा के योग्य नहीं 


होंगे । 


( क ) 


( घ ) समूह- 4 के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निम्न चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी - 

प्रतिवेदक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु तीन चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी- ( 1)प्रारंभिक 
परीक्षा ( कम्प्यूटर आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा ), ( 2)हिन्दी आशुलिपि जांच 
परीक्षा एवं हिन्दी टंकण ( कम्प्यूटर आधारित ) जांच परीक्षा तथा एम एस आफिस वर्ड 
प्रोसेसिंग जांच परीक्षा एवं ( 3) साक्षात्कार । मेधा सूची - टंकण जांच परीक्षा में अर्हता प्राप्त 
अभ्यर्थियों में से हिन्दी आशुलिपि जांच परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर 
मेधा सूची तैयार की जायेगी । भर्तीप्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी 
अगले चरण की जांच /परीक्षा के योग्य नहीं होंगे । 
निजी सहायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु दो चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी 
( 1) प्रारंभिक परीक्षा ( कम्प्यूटर आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा ), ( 2)हिन्दी 
आशुलिपि जांच परीक्षा एवं हिन्दी टंकण ( कम्प्यूटर आधारित ) जांच परीक्षा तथा एम एस 
आफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा । मेधा सूची - टंकण जांच परीक्षा में अर्हता प्राप्त 
अभ्यर्थियों में से हिन्दी आशुलिपि जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची 
तैयार की जायेगी । भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले 
चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे । 
आशुलिपिक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु दो चरणों में जांच/ परीक्षा ली जायेगी - (1) प्रारंभिक 
परीक्षा (कम्प्यूटर आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा ) एवं ( 2)हिन्दी आशुलिपि 
जांच परीक्षा एवं हिन्दी टंकण ( कम्प्यूटर आधारित ) जांच परीक्षा तथा एम एस आफिस वर्ड 
प्रोसेसिंग जांच परीक्षा । मेधा सूची - टंकण जांच परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों में से 
हिन्दी आशुलिपि जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 4 जुलाई 2019 


भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/ परीक्षा 
के योग्य नहीं होंगे । 
समूह-5 के पदों पर सीधी भर्ती हेतु दो चरणों में जांच/ परीक्षा ली जायेगी - (1 ) चालन 
कौशल एवं प्रोयोगिक ( ट्रेड जांच ) परीक्षा एवं ( 2 ) साक्षात्कार । मेधा सूची - चालन कौशल 
एवं प्रोयोगिक (ट्रेड जांच) परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची 
तैयार की जायेगी । भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले 
चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे। 
समह- 6 के पदों पर सीधी भर्ती हेत दो चरणों में जांच/ परीक्षा ली जायेगी - ( 1) शारीरिक 
माप जांच एवं शारीरिक योग्यता परीक्षा ( दौड़ ) एवं ( 2 ) साक्षात्कार । मेधा सूची - 
शारीरिक योग्यता परीक्षा ( दौड़ ) एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची 
तैयार की जायेगी । भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले 
चरण की जांच/ परीक्षा के योग्य नहीं होंगे । 
समूह-7 के पदों पर सीधी भर्ती हेतु सिर्फ साक्षात्कार ली जायेगी । मेधा सूची - 
साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी । 
समूह- 8 के पदों पर सीधी भर्ती हेतु सिर्फ साक्षात्कार ली जायेगी । मेधा सूची - 
साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी । 

अध्याय - 2 

( प्रारंभिक परीक्षा ) 
समूह - 1 , समूह - 2 , समूह - 3 एवं समूह- 4 के पदों पर भर्ती हेतु सर्वप्रथम कम्प्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ 
एवं बहुविकल्पीय प्रारंभिक परीक्षा ली जायेगी , जिसमें सफल अभ्यर्थी ही अगले चरण की 
परीक्षा/ जांच हेतु योग्य होंगे । किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी । 
समूह- 1, समूह -2 , समूह- 3 एवं समूह- 4 के पदों पर भर्ती हेतु अलग - अलग प्रारंभिक परीक्षा ली 
जायेगी । समूह विशेष के सभी पदों के लिए एक ही प्रारंभिक परीक्षा ली जायेगी। प्रारंभिक परीक्षा के 
आधार पर अगले चरण की परीक्षा/जांच हेतु अलग - अलग सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार की 
जायेगी । 
प्रारंभिक परीक्षा : 

प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे । 
प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा। 
प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 02 ( दो ) घंटे की होगी और कुल 100 ( एक सौ ) प्रश्न होंगे । 
प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 ( चार सौ ) अंकों की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 04 ( चार ) 
अंक प्रदान किए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 01 ( एक ) अंक की कटौती की 
जाएगी । 
प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/ अंग्रेजी होगी । यदि हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों 
में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे । 
प्रारंभिक परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे 
( क ) सामान्य अध्ययन - प्रश्नों की संख्या 40 ( चालीस ) होगी । 
( ख ) सामान्य विज्ञान एवं गणित - प्रश्नों की संख्या 30 ( तीस ) होगी । 
(ग) मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार - प्रश्नों की संख्या 30 (तीस ) होगी । 
इस प्रारंभिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षाफल, अन्वर्ती जांच/ परीक्षा के 
निमित्त घोषित किया जायेगा । 
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग , बिहार के संकल्प सं .- 2374, दिनांक 16. 07. 2007 
एवं पत्रांक - 6706, दिनांक 01. 10 . 2008 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के 
लिए 40 % , पिछड़ा वर्ग के लिए 36. 5 % , अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 % एवं अनुसूचित 
जाति / अनुसूचित जनजाति , महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32 % अर्हता अंक 
प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जायेंगे। 
वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा 
आयोग/ किसी राज्य सेवा आयोग / अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के 
मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया हो । अभ्यर्थीयों के 


. 


( 1 ) 


( ख ) 


सामान्य 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 4 जुलाई 2019 
परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर बिहार विधान परिषद् सचिवालय का 

निर्णय अंतिम होगा । 
( 10 ) अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की 

जायेगी । विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम 

समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जायेगी । 
प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम : 

सामान्य अध्ययन:- इसमें बिहार , भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से 
यथा सम्भव प्रश्न पूछे जायेंगे। 
(i) सम-सामयिक विषय- महत्वपूर्ण राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय सम- सामयिक घटनायें , 

वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार , खेल -खिलाड़ी । 
( ii) भारत और इसके पड़ोसी देश- पड़ोसी देशों का इतिहास , भारत एवं बिहार का 

इतिहास/ संस्कृति/ भूगोल / आर्थिक परिदृश्य / कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की 
प्रमुख विशेषताएं , भारत का संविधान एवं राजनीतिक प्रणाली , भारत के 
संवैधानिक एवं संसदीय प्रणाली का उद्भव एवं क्रमिक विकास , पंचायती राज , 
सामुदायिक विकास , पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एवं 

आंदोलन में बिहार का योगदान । 
सामान्य विज्ञान एवं गणित :- इसमें सामान्यत: मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से यथासंभव 
प्रश्न पूछे जायेंगे । 
(i) सामान्य विज्ञान - भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र , जीव विज्ञान । 
(ii) गणित - संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन , दशमलव 

और भिन्न , संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं , 

प्रतिशत , अनुपात तथा समानुपात , औसत , ब्याज एवं लाभ और हानि । 
मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार ( Mental Ability and Logical Reasoning ) :- इसमें 
शाब्दिक एवं गैर- शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे । इस घटक में निम्न से संबंधित 
यथासंभव प्रश्न पूछे जायेंगे 
सादृश्य , समानता एवं भिन्नता , स्थान कल्पना , समस्या समाधान , विश्लेषण, दृश्य स्मृति , 
विभेद , अवलोकन , संबंध अवधारणा , अंकगणितीय तर्कशक्ति , अंकगणितीय संख्या श्रृंखला 
एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या । 

अध्याय - 3 
( आशुलिपि /टंकण/ वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा) 
समूह - 1, समूह- 2 , समूह - 3 एवं समूह- 4 के पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रारंभिक परीक्षा में सफल 

ही इस चरण की यथाविनिर्दिष्ट आशलिपि / टंकण/ वर्ड प्रोसेसिंग जांच /परीक्षा में सम्मिलित 
होने हेतु योग्य होंगे । 
11. ( क ) समूह - 1 के पदों हेतु प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण की जांच परीक्षा 

तथा एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा ली जायेगी । 
( ख ) समूह- 2 के पदों हेतु प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच 

परीक्षा ली जायेगी । 
( ग ) समूह - 3 के पदों हेतु प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण की जांच परीक्षा 

तथा एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा ली जायेगी । 
( घ ) समूह- 4 के पदों हेतु प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की आशलिपि एवं टंकण की जांच परीक्षा 

तथा एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा ली जायेगी । 
12. ( 1) समूह-1, समूह- 2, समूह-3 एवं समूह- 4 के पदों हेतु कुल 100 अंकों की 01( एक ) घंटा की एम एस 

ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जायेगी । एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा में 
अर्हतांक 30 % है जो अनिवार्य होगा , किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी । 
जो उम्मीदवार इस पत्र में 30 % अंक प्राप्त नहीं करेंगे वे सीधी भर्ती हेतु योग्यता प्राप्त नहीं समझे 
जायेंगे । 


10 
. 


| सार 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 4 जुलाई 2019 


( 2 ) समूह-1 , समूह- 2, समूह- 3 एवं समूह- 4 के पदों हेतु यथाविनिर्दिष्ट आशलिपि/ टंकण/ वर्ड प्रोसेसिंग 

जांच परीक्षा निम्नवत ली जायेगी - 
( क ) समूह- 1 - सहायक के पद हेतु हिन्दी टंकण जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी 

टंकण जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की ली जायेगी । कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार 
विभाग, बिहार के संकल्प संख्या - 10 /परी - 1049/ 77 का .- 9 , दिनांक 06. 01. 1978 के 
आलोक में यह जांच परीक्षा 10 - 10 मिनट की होगी एवं टंकण में हुई गलतियों में 1. 5 ( डेढ़ ) 
प्रतिशत छूट अनुमान्य होगी । समूह- 1 के पदों हेतु 50 अंकों की हिन्दी में तथा 50 अंकों की 
अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जायेगी । 
टंकण जांच परीक्षा / एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी 
अगले चरण की जांच/ परीक्षा के योग्य नहीं होंगे । 
समूह-2 - सहायक ( उर्दू ), सहायक ( उर्दू अनुवाद), अनुवादक ( अंग्रेजी/ हिन्दी), सहायक 
अवधायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की एम एस 
ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जायेगी । यह 100 अंकों की 01 घंटे की परीक्षा 
होगी । सहायक ( उर्दू) एवं सहायक (उर्दू अनुवाद) के पदों हेतु 50 अंकों की हिन्दी में तथा 
50 अंकों की उर्दू में कुल 100 अंकों की एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली 
जायेगी । अनुवादक ( अंग्रेजी/ हिन्दी) एवं सहायक अवधायक के पदों हेतु 50 अंकों की हिन्दी 
में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच 
परीक्षा ली जायेगी । एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित 
अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे । 

के पद हेतु प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की हिन्दी 
टंकण जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकण जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट 
की ली जायेगी । कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग , बिहार के संकल्प संख्या - 10/परी 
1049/77 का .- 9 , दिनांक 06.01. 1978 के आलोक में यह जांच परीक्षा 10- 10 मिनट की 
होगी एवं टंकण में हुई गलतियों में 1. 5 ( डेढ़ ) प्रतिशत छुट अनुमान्य होगी । निम्नवर्गीय 
लिपिक के पदों हेतु 50 अंकों की हिन्दी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की 
एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जायेगी । टंकण जांच परीक्षा / एम एस 
ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी सीधी भर्ती हेतु योग्य नहीं 
माने जाएंगे । 
समूह- 4 - 
( 1 ) प्रतिवेदक 

प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सर्वप्रथम आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा 
होगी , जिसमें निर्धारित मापदंड के अनुसार परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की हिन्दी 
एवं अंग्रेजी में टंकण जांच परीक्षा ली जायेगी। आशुलिपि (हिन्दी ) की परीक्षा 05 
( पांच ) मिनट की होगी । आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा 05 ( पांच ) मिनट में 150 
शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 750 शब्दों की होगी । आशुलिपि (हिन्दी ) के 
हस्तलिखित अनुवाद हेतु 70 ( सत्तर) मिनट का समय अनुमान्य होगा। आशुलिपि 
में हुई गलतियों में नियमानुसार 10 ( दस ) प्रतिशत छूट अनुमान्य होगा । आशुलिपि 
(हिन्दी ) के हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर सफल 
अभ्यर्थियों की ही टंकण जांच परीक्षा ली जायेगी । 
अपेक्षित आशुलिपि गति वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की 
स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति पर इस शर्त के साथ नियुक्ति 
के लिए विचार किया जायेगा कि वे एक वर्ष के भीतर 150 शब्द प्रति मिनट गति 
की आशुलिपि जांच में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे अन्यथा उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 
तथा निर्दिष्ट श्रेणी में उनकी संपुष्टि स्वीकृत नहीं होगी । 
हिन्दी टंकण जांच परीक्षा 35 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकण जांच परीक्षा 35 
शब्द प्रति मिनट की ली जायेगी । कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार 
के संकल्प संख्या - 10 / परी - 1049/ 77 का .- 9 , दिनांक 06. 01. 1978 के आलोक में 


( क ) 


( क ) 


( ख ) 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 4 जुलाई 2019 
यह जांच परीक्षा 10- 10 मिनट की होगी एवं टंकण में हुई गलतियों में 1.5 ( डेढ़) 
प्रतिशत छूट अनुमान्य होगी । 
प्रतिवेदक के पदों हेतु 50 अंकों की हिन्दी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 
अंकों की एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जायेगी । टंकण जांच 
परीक्षा / एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी 
अगले चरण की जांच /परीक्षा के योग्य नहीं होंगे । 
निजी सहायक - 
प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सर्वप्रथम आशुलिपि (हिन्दी ) की परीक्षा 
होगी, जिसमें निर्धारित मापदंड के अनुसार परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की हिन्दी 
एवं अंग्रेजी में टंकण जांच परीक्षा ली जायेगी। आशुलिपि (हिन्दी ) की परीक्षा 05 
( पांच ) मिनट की होगी । आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा 05 ( पांच ) मिनट में 100 
शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 500 शब्दों की होगी। आशुलिपि (हिन्दी) के 
हस्तलिखित अनुवाद हेतु 50 (पचास ) मिनट का समय अनुमान्य होगा। आशुलिपि 
में हुई गलतियों में नियमानुसार 10 ( दस ) प्रतिशत छूट अनुमान्य होगा । आशुलिपि 
(हिन्दी ) के हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर सफल 
अभ्यर्थियों की ही टंकण जांच परीक्षा ली जायेगी। 
हिन्दी टंकण जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकण जांच परीक्षा 30 
शब्द प्रति मिनट की ली जायेगी । कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार 
के संकल्प संख्या - 10/परी - 1049 / 77 का .- 9, दिनांक 06.01 . 1978 के आलोक में 
यह जांच परीक्षा 10- 10 मिनट की होगी एवं टंकण में हुई गलतियों में 1.5 ( डेढ़ ) 
प्रतिशत छूट अनुमान्य होगी। 
निजी सहायक के पदों हेतु 50 अंकों की हिन्दी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 
100 अंकों की एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जायेगी । टंकण 
जांच परीक्षा / एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित 
अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे। 
आशुलिपिक - 
प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सर्वप्रथम आशुलिपि (हिन्दी ) की परीक्षा 
होगी, जिसमें निर्धारित मापदंड के अनुसार परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की हिन्दी 
एवं अंग्रेजी में टंकण जांच परीक्षा ली जायेगी । आशुलिपि (हिन्दी ) की परीक्षा 05 
( पांच) मिनट की होगी । आशुलिपि (हिन्दी ) की परीक्षा 05 (पांच) मिनट में 80 
शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 400 शब्दों की होगी। आशुलिपि (हिन्दी) के 
हस्तलिखित अनुवाद हेतु 40 ( चालीस ) मिनट का समय अनुमान्य होगा । 
आशुलिपि में हुई गलतियों में नियमानुसार 10 ( दस ) प्रतिशत छूट अनुमान्य होगा । 
आशुलिपि (हिन्दी ) के हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर 
सफल अभ्यर्थियों की ही टंकण जांच परीक्षा ली जायेगी । 
हिन्दी टंकण जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकण जांच परीक्षा 30 
शब्द प्रति मिनट की ली जायेगी । कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग , बिहार 
के संकल्प संख्या - 10/ परी - 1049/ 77 का .- 9, दिनांक 06. 01. 1978 के आलोक में 
यह जांच परीक्षा 10- 10 मिनट की होगी एवं टंकण में हुई गलतियों में 1.5 ( डेढ़ ) 
प्रतिशत छूट अनुमान्य होगी । 
आशुलिपिक के पदों हेतु 50 अंकों की हिन्दी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 
100 अंकों की एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जायेगी । टंकण 
जांच परीक्षा / एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित 
अभ्यर्थी अगले चरण की जांच / परीक्षा के योग्य नहीं होंगे । 


( ग) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 जुलाई 2019 


14 . 


अध्याय - 4 

( मुख्य परीक्षा) 
मुख्य परीक्षा 

समूह - 1 के सभी पद हेतु हिन्दी और अंग्रेजी टंकण परीक्षा एवं एम एस ऑफिस वर्ड 
प्रोसेसिंग जांच परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 10 गुणा संख्या के 
बराबर परीक्षार्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जायेगा । 

अलग- अलग सभी पद हेतु प्रारंभिक परीक्षा एवं एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग 
जांच परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 10 गुणा संख्या के बराबर 

परीक्षार्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जायेगा । 
( 3) समूह- 1 एवं समूह- 2 के सभी पदों के लिए अलग - अलग मुख्य परीक्षा ली जायेगी जो दो - दो 

पत्रों की होगी । सभी पत्र वर्णनात्मक होंगे । 
( 4) मुख्य परीक्षा हेतु पुन : अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा । 
मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम - समूह - 1 एवं समूह- 2 के सभी कोटियों के पदों के लिए अलग- अलग ली 
जाने वाली मुख्य परीक्षा दो पत्रों में ली जायेगी जो वर्णनात्मक होगी । पाठ्यक्रम एवं अंकों का 
विविरण पदवार निम्न प्रकार से प्रस्तावित है 

समूह - 1 
( 1 ) समूह- 1 - सहायक , यह स्नातक शैक्षणिक योग्यता का पद है । 
( 1) सहायक : 

(i) प्रथम पत्र - अंक - 100 अवधि - 02 ( दो) घंटा । 
( क ) हिन्दी भाषा ज्ञान - निबंध , पत्र लेखन , व्याकरण , वाक्य -विन्यास , संक्षेपण । 

स्पष्टीकरण - मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र हिन्दी विषय में अर्हतांक 30 % है जो 
अनिवार्य होगा , किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी । जो 
उम्मीदवार इस पत्र में 30 % अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे पत्र का 
मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे 

जायेंगे । 
(ii ) द्वितीय पत्र - अंक - 100 अवधि - 02 ( दो ) घंटा । । 
( क ) सामान्य अध्ययन ( 80 अंक)- विश्व/ भारत/ बिहार का इतिहास , भूगोल , अर्थ 

व्यवस्था , संस्कृति , राजनीतिक व्यवस्था , कृषि , पंचायती राज व्यवस्था , 
पंचवर्षीय योजना , भारत का स्वतंत्रता आंदोलन , महत्वपूर्ण समसामयिक 
घटनाएं , भारत का संविधान एवं उसकी मुख्य विशेषताएं , प्रस्तावना , मौलिक 
अधिकार , राज्य की नीति के निदेशक तत्व , मूल कर्तव्य , राष्ट्रपति और 
राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और शक्तियां, राज्य का विधान मंडल , राज्य 
विधान मंडल के अधिकारी, बिहार विधान मंडल के सदस्यों की निरर्हताएं , 
शक्तियां एवं विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया एवं विधायी कार्य, वित्तीय विषयों 
के संबंध में प्रक्रिया , उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय - अधिकार क्षेत्र , 
शक्तियां , न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण , अधिकारों का विभाजन , 
संघ और राज्य के बीच विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियों का वितरण , चुनाव , 
आपात उपबंध , संविधान का संशोधन , अन्य संबंधित मुद्दे और दसवीं अनुसूची । 
संख्यात्मक योग्यता ( 20 अंक ) - संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न , पूर्ण संख्याओं का 
अभिकलन , दशमलव और भिन्न , संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत 
अंकगणितीय संक्रियाएं , प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात , औसत , ब्याज, लाभ 
और हानि , समय एवं दूरी । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 4 जुलाई 2019 


समूह - 2 
( 2) समूह-2 - सहायक (उर्दू), सहायक ( उर्दू अनुवाद ), अनुवादक ( अंग्रेजी/ हिन्दी), सहायक अवधायक , 

यह सभी स्नातक शैक्षणिक योग्यता के पद हैं । 
(1 ) सहायक ( उर्दू) : 
( i) प्रथम पत्र - अंक - 100 

अवधि- 02 ( दो ) घंटा । 
( क ) हिन्दी भाषा का ज्ञान ( 50 अंक ) - निबंध , पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास , 

संक्षेपण । 
( ख ) उर्दू भाषा का ज्ञान ( 50 अंक ) - निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण , वाक्य -विन्यास, 

संक्षेपण । 
स्पष्टीकरण - मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र हिन्दी तथा उर्दू विषय में अर्हतांक 30 
प्रतिशत है जो अनिवार्य होगा किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं 
की जायेगी । जो उम्मीदवार इस पत्र में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनके 
मुख्य परीक्षा के दूसरे पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा वे मुख्य परीक्षा 

में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जायेंगे । 
(ii) द्वितीय पत्र - अंक- 100 

अवधि - 02 ( दो ) घंटा । 
( क ) सामान्य अध्ययन ( 80 अंक)- विश्व / भारत/ बिहार का इतिहास , भूगोल , अर्थ 

व्यवस्था , संस्कृति , राजनीतिक व्यवस्था , कृषि , पंचायती राज व्यवस्था , 
पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन , महत्वपूर्ण समसामयिक 
घटनाएं , भारत का संविधान एवं उसकी मुख्य विशेषताएं , प्रस्तावना, मौलिक 
अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व , मूल कर्तव्य , राष्ट्रपति और 
राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और शक्तियां , राज्य का विधान मंडल , राज्य 
विधान मंडल के अधिकारी, बिहार विधान मंडल के सदस्यों की निरर्हताएं , 
शक्तियां एवं विशेषाधिकार , विधायी प्रक्रिया एवं विधायी कार्य , वित्तीय 
विषयों के संबंध में प्रक्रिया , उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय - 
अधिकार क्षेत्र , शक्तियां, न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण , अधिकारों 
का विभाजन , संघ और राज्य के बीच विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियों का 
वितरण , चुनाव , आपात उपबंध, संविधान का संशोधन, अन्य संबंधित मुद्दे और 
दसवीं अनुसूची । 
संख्यात्मक योग्यता ( 20 अंक)- संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न , पूर्ण संख्याओं का 
अभिकलन, दशमलव और भिन्न , संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत 
अंकगणितीय संक्रियाएं , प्रतिशत , अनुपात तथा समानुपात , औसत , ब्याज , लाभ 

और हानि , समय एवं दूरी । 
( 2) सहायक ( उर्दू अनुवाद) ।- मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे जिसमें प्रथम पत्र हिन्दी / उर्दू भाषा का 

ज्ञान एवं उर्दू हिन्दी भाषा को शुद्ध, संक्षिप्त तथा प्रभावशाली ढंग से लिखने की 
क्षमता की जांच से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे। दूसरे पत्र में उर्दू हिन्दी अनुवाद 
से संबंधित प्रश्न होंगे । मुख्य परीक्षा के दोनों पत्रों में अलग- अलग 30 प्रतिशत 
अर्हतांक आवश्यक होगा । अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची 

दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जायेगी । 
(i) प्रथम पत्र - अंक - 100 

अवधि - 02 ( दो ) घंटा । 
( क ) हिन्दी भाषा का ज्ञान ( 50 अंक ) - निबंध, पत्र लेखन , व्याकरण , वाक्य -विन्यास , 

संक्षेपण । 
( ख ) उर्दू भाषा का ज्ञान ( 50 अंक ) - निबंध, पत्र लेखन , व्याकरण , वाक्य -विन्यास , 

संक्षेपण । 
(ii) द्वितीय पत्र - अंक - 100 

अवधि- 02 ( दो ) घंटा । 
उर्दू हिन्दी अनुवाद( 100 अंक ) - इस पेपर में अवतरण ( Passages ) दिये जायेंगे जो 
उर्दू से हिन्दी अनुवाद तथा हिन्दी से उर्दू अनुवाद के लिए होंगे । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 जुलाई 2019 
( 3 ) अनुवादक ( अंग्रेजी / हिन्दी ) ।-मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे जिसमें प्रथम पत्र हिन्दी / अंग्रेजी 

भाषा का ज्ञान एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा को शुद्ध , संक्षिप्त तथा प्रभावशाली 
ढंग से लिखने की क्षमता की जांच से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे । दूसरे पत्र में 
हिन्दी/ अंग्रेजी अनुवाद से संबंधित प्रश्न होंगे । मुख्य परीक्षा के दोनों पत्रों में 
अलग - अलग 30 प्रतिशत अर्हतांक आवश्यक होगा । अर्हतांक प्राप्त करने वाले 
अभ्यर्थियों की मेधा सूची दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की 

जायेगी । 
(i) प्रथम पत्र - अंक - 100 अवधि - 02 ( दो ) घंटा । 
(क ) हिन्दी भाषा का ज्ञान ( 50 अंक) - निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास , 

संक्षेपण । 
( ख) अंग्रेजी भाषा का ज्ञान (50 अंक ) - निबंध , पत्र लेखन , व्याकरण , वाक्य 

विन्यास, संक्षेपण । 
(ii ) द्वितीय पत्र- अंक - 100 अवधि - 02 ( दो ) घंटा । 

अंग्रेजी / हिन्दी अनुवाद( 100 अंक ) - इस पेपर में अवतरण ( Passages) दिये 

जायेंगे जो अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद तथा हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद के लिए होंगे । 
( 4 ) सहायक अवधायक : 
(i) प्रथम पत्र - अंक - 100 

अवधि 
( क ) हिन्दी भाषा ज्ञान - निबंध, पत्र लेखन , व्याकरण, वाक्य-विन्यास , संक्षेपण । 
स्पष्टीकरण - मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र हिन्दी विषय में अर्हतांक 30 % है जो 
अनिवार्य होगा, किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी । जो 
उम्मीदवार इस पत्र में 30 % अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे पत्र का 
मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे 

जायेंगे । 
(ii) द्वितीय पत्र - अंक - 100 अवधि - 02 ( दो ) घंटा । 
( क ) सामान्य अध्ययन ( 80 अंक )- विश्व / भारत/ बिहार का इतिहास , भूगोल , 

अर्थ व्यवस्था , संस्कृति , राजनीतिक व्यवस्था , कृषि , पंचायती राज 
व्यवस्था , पंचवर्षीय योजना , भारत का स्वतंत्रता आंदोलन , महत्वपूर्ण 

समसामयिक घटनाएं । 
( ख ) संख्यात्मक योग्यता ( 20 अंक )- संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न , पूर्ण 

संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न , संख्याओं के बीच परस्पर 
संबंध , मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं , प्रतिशत , अनुपात तथा 
समानुपात , औसत , ब्याज , लाभ और हानि , समय एवं दूरी । 


अध्याय - 5 
( प्रायोगिक जांच / शारीरिक योग्यता परीक्षा) 


15 . 


समूह -5 


( क ) 


चालक, यह मैट्रिक शैक्षणिक योगयता एवं वाहन चालन की प्रायोगिक दक्षता का पद है । 
समूह-5 के पदों पर सीधी भर्ती हेतु चालन कौशल एवं प्रोयोगिक ( ट्रेड जांच) परीक्षा ( 75 
अंक ) तथा साक्षात्कार ( 25 अंक ) कुल प्राप्तांक 100 अंकों की ली जायेगी । चालन कौशल 
एवं प्रोयोगिक ( ट्रेड जांच) परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची 
तैयार की जायेगी। चालन कौशल एवं प्रोयोगिक ( ट्रेड जांच ) परीक्षा में असफल घोषित 
अभ्यर्थी इस समूह के पदों पर सीधी भर्ती हेतु योग्य नहीं होंगे । उच्चतर शैक्षणिक योग्यता 
के लिए कोई अधिमानता नहीं दी जायेगी । 
चालन कौशल एवं प्रोयोगिक ( ट्रेड जांच) परीक्षा एवं साक्षात्कार बिहार विधान परिषद् के 
अधियाचना के आलोक में मोटर यान निरीक्षक द्वारा ली जायेगी । 


ता 


( ख ) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 जुलाई 2019 


16. 


समूह- 6 
( क ) 


सुरक्षा प्रहरी , यह इंटरमीडएट शैक्षणिक योगयता एवं शारीरिक योग्यता का पद है । समूह 
6 के पदों पर सीधी भर्ती हेतु ( 1) शारीरिक माप जांच एवं शारीरिक योग्यता परीक्षा 
( दौड़ ) ( 2 ) साक्षात्कार कुल 100 अंकों की ली जायेगी । मेधा शारीरिक योग्यता परीक्षा 
( दौड़ ) एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी । 
शारीरिक योग्यता परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी इस समूह के पदों पर सीधी भर्ती 
हेतु योग्य नहीं होंगे । दौड़ स्पर्धा में न्यूनतम विनिश्चित मानदण्ड पूरा नहीं करने वाले 
अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जायेगा । 
शारीरिक योग्यता परीक्षा 50 अंकों की एवं साक्षात्कार 50 अंकों की होगी । 


( ख ) 


( 1 ) दौड़ - 50 ( पच्चास अंक ) 
सभी कोटि के पुरूषों के लिए - 01 ( एक ) मील (1.6 कि . मी .) [ अधिकतम 06 मिनट में ] 
• 05 मिनट तक 

50 अंक 
• 05 मिनट से अधिक एवं 05 मिनट 20 सेकेंड तक 

40 अंक 
• 05 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 05 मिनट 40 सेकेंड तक 

30 अंक 
• 05 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 06 मिनट तक 

20 अंक 
( 06 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा । ) 


सभी कोटि की महिलाओं के लिए - 01 ( एक ) कि . मी . [ अधिकतम 06 मिनट में ] 
• 05 मिनट तक 

50 अंक 
• 05 मिनट से अधिक एवं 05 मिनट 20 सेकेंड तक 

40 अंक 
• 05 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 05 मिनट 40 सेकेंड तक - 30 अंक 
• 05 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 06 मिनट तक 

20 अंक 
( 06 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा । ) 


अध्याय - 6 

( साक्षात्कार) 
समूह- 4 के प्रतिवेदक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम चरण में 50 अंकों का साक्षात्कार लिया 
जायेगा। साक्षात्कार में 30 प्रतिशत अर्हतांक प्राप्त करना आवश्यक होगा । 
समह-5 के पदों पर सीधी भर्ती हेतु कुल 25 अंकों का साक्षात्कार एवं समूह -6 के पदों पर सीधी भर्ती 
हेतु कुल 50 अंकों का साक्षात्कार लिया जाएगा । 
समूह-7 - कार्यालय परिचारी एवं क्रम पत्र वितरक मैट्रिक शैक्षणिक योग्यता का पद है । 

बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्ते ) नियमावली , 2018 में 
विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत इन पदों पर सीधी भर्ती की रिति अलग - अलग 

साक्षात्कार के माध्यम से होगी । साक्षात्कार का पूर्णांक 100 अंक होगा। 
समूह- 8 - कार्यालय परिचारी (फरास ), कार्यालय परिचारी ( सफाईकर्मी), कार्यालय परिचारी 
( दरबान) एवं कार्यालय परिचारी (माली) मैट्रिक शैक्षणिक योग्यता का पद है। 
( ख ) बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्ते ) नियमावली , 2018 में विनिर्दिष्ट 

प्रावधानों के अन्तर्गत इन पदों पर सीधी भर्ती की रिति अलग - अलग साक्षात्कार के माध्यम 
से होगी । साक्षात्कार का पूर्णांक 100 अंक होगा । 


20 . 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 जुलाई 2019 


11 


अध्याय - 7 

( शुल्क ) 
21. (क ) समूह-1 , समूह-2, समूह- 3, समूह-4, समूह-5 एवं समूह-6 के पदों हेतु बिहार राज्य के अनुसूचित 

जाति , अनुसूचित जनजाति , आरक्षित / अनारक्षित महिला एवं 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग 
अभ्यर्थियों के लिए रू150/- ( एक सौ पचास ) मात्र तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यथिर्यों के 

लिए रू600/- ( छः सौ ) मात्र आवेदन शुल्क निर्धारित किया जाता है। 
( ख ) समूह-7 एवं समूह-8 के पदों हेतु बिहार राज्य के अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति, 

आरक्षित/ अनारक्षित महिला एवं 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए रू50/ 
( पचास ) मात्र तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यथिर्यों के लिए रू200/- ( दो सौ ) मात्र आवेदन 

शुल्क निर्धारित किया जाता है । 
( ग ) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाईन आवेदन करते समय Net Banking / Credit Card / 

Debit Card के माध्यम से करेंगे अथवा बैंक चालान के माध्यम से करेंगे । भुगतान में अभ्यर्थी को 
उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क भी देना होगा जिसे 
ऑनलाईन/ चालान से भुगतान के क्रम में बैंकों द्वारा स्वत : ले लिया जायेगा । 

कार्यकारी सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से, 

विनोद कुमार, 
कार्यकारी सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 775 -571 + 100डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


